REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PARTI - Section 3 - Sub-section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार , नवम्बर 10, 2003 / कार्तिक 19 , 1925 
NEW DELHI,MONDAY , NOVEMBER 10 , 2003 /KARTIKA 19 , 1925 


सं. 1006 ] 
No. 1006 ] 


- 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 नवम्बर , 2003 


का . आ . 1283 ( अ).-- केन्द्रीय सरकार , निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् , लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, 


अर्थात् : 


1. 


(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (तीसरा संशोधन) नियम , 2003 है | 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया 
है), भाग VII के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


3310 GI/ 2003 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ [ PARTII - SEC .3(ii)] 


भाग VII क 


अभिदाय रिपोर्ट , इलैक्ट्रानिक मीडिया पर समय का साम्यापूर्ण बटवारा और मान्यताप्राप्त राजनैतिक 

दलों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री 


85क . परिभाषाएं - इस भाग में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - 


( क ) " केबल टेलिविजन नैटवर्क और केबल आपरेटर के वही अर्थ हैं जो उनके धारा 39क के 
स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) में हैं , 


( ख) "इलैक्ट्रानिक मीडिया का वही अर्थ है जो उसका धारा 39क के स्पष्टीकरण के खण्ड 


( क ) में हैं , 


( ग) “ राजनैतिक दल का वही अर्थ है जो उसका धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड ( च) में 


( घ) “मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल का वही अर्थ है जो उसका निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और 


आबंटन) आदेश, 1968 में है । 


85ख . अभिदाय रिपोर्ट का प्ररूप - धारा 29ग की उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए 
रिपोर्ट किसी राजनैतिक दल के कोषाध्यक्ष या राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा आय- कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन उस वित्तीय वर्ष 
की उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व प्ररूप 24क में निर्वाचन आयोग को 
प्रस्तुत की जाएगी । 


85ग. इलैक्ट्रानिक मीडिया पर समय का साम्यापूर्ण बटवारे का आबंटन -- (1) निर्वाचन आयोग , 
धारा 39क की उपधारा ( 1) के अधीन केबल टेलीविजन नेटवर्क और अन्य इलैक्ट्रानिक मीडिया पर 
समय को साम्यापूर्ण बंटवारे का आबंटन करने के प्रयोजन के लिए, केबल टेलीविजन नेटवर्क और 
इलैक्ट्रानिक मीडिया को दो पृथक प्रवर्गों में प्रवर्गीकृत करेगा अर्थात् एक वह प्रवर्ग जो केन्द्रीय 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रण में है या उसके द्वारा उनको उपलब्ध कराई गई निधियों 
से पूर्णतः या पर्याप्ततः वित्तपोषित हैं और अन्य वह जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण 
में नहीं है या उसके द्वारा उनको उपलब्ध कराई गई निधियों से पूर्णतः या पर्याप्ततः वित्तपोषित नहीं 


( 2) निर्वाचन आयोग केबल टेलीविजन नेटवर्क और अन्य इलैक्ट्रानिक मीडिया पर जो उपनियम 
( 1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रण में हैं या उसके द्वारा उनको 
उपलब्ध कराई गई निधियों से पूर्णतः या पर्याप्ततः वित्तपोषित हैं, समय के साम्यापूर्ण बटवारे का 
आबंटन करने के लिए ऐसे केबल टेलीविजन नेटवर्क और इलैक्ट्रानिक मीडिया पर उपलब्ध 
अधिकतम समयावधि का अवधारण भारत सरकार के उस मंत्रालय के, जो संबद्ध विषय के बारे में 
कार्रवाई कर रहा है, परामर्श से करेगा , और धारा 39क की उपधारा (1) के अधीन निर्वाचन के 
संबंध में किसी निर्वाचन सामग्री का संप्रदर्शन या प्रचार करने या जनता को संबोधित करने के 
प्रयोजनों के लिए ऐसी समयावधि को निर्वाचन लड़ने वाले मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बीच 
उनके प्रदर्शन के आधार पर समानुपातिक रूप में आबंटित करेगा । 


( 3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए "किसी मान्यतप्राप्त राजनैतिक दल के पूर्व प्रदर्शन की 
संगणना, -- 


(i) लोक सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन के संबंध में, उस 
सदन में स्थानों को भरने के लिए गत पूर्ववर्ती साधारण निर्वाचन में डाले गए कुल मतों के 
प्रतिनिर्देश से उस मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के पक्ष में उस साधारण निर्वाचन में डाले गए 


मतों की प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी ; 


( ii ) किसी राज्य की ( जम्मू- कश्मीर राज्य के सिवाय) विधान सभा में किसी स्थान या 
स्थानों को भरने के लिए गत पूर्ववर्ती साधारण निर्वाचन में डाले गए कुल मतों के प्रतिनिर्देश 
से उस मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के पक्ष में उस साधारण निर्वाचन में डाले गए मतों की 
प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी । 


- - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTII - Sxc. 3(ii)] 


- 


85 घ . सरकार द्वारा सामग्री का प्रदाय -- केन्द्रीय सरकार लोक सभा या किसी राज्य की विधान 
सभा का गठन करने के प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले किसी साधारण निर्वाचन के समय 
निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 (1950 का 43 ) के अधीन अंतिम रूप से 
यथा प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों की उतनी संख्या में प्रतियां, जितनी निर्वाचन आयोग 
मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को ऐसे अधिकारियों के माध्यम से जो निर्वाचन आयोग 
द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं , निःशुल्क प्रदान करने की अपेक्षा करे, प्रदाय करेगी और ऐसा अधिकारी 
ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अनुसार, जो इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाएं, कार्य 
करेगा । 


3. 


उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 24 के पश्चात् . निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, 


अर्थात् : 


प्ररूप 24क 


(नियम 85ख देखिए) 


{ यह प्ररूप आय- कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय 
वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व 
निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर 
अधिनियम , 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय- कर विवरणी के 


साथ संलग्न किया जाना चाहिए । 


1. 


राजनैतिक दल का नाम 


2. 


राजनैतिक दल की प्रास्थिति 


( मान्यताप्राप्त / अमान्यताप्राप्त ) 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


an. . 


. +4AndANUAkshAMM 


A 


. MAHARMA 


[ भाग 1 - खण्ड 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3. 


राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता 


निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के 


रजिस्ट्रीकरण की तारीख 


5. . स्थायी खाता सं0 (पेन) और वह आय- कर 


वार्ड / सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी 


फाइल की जानी है - ----------- 


- 200 


के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रूपए से . 


6. वित्तीय वर्ष 200 
अधिक है, ब्यौरे 


क्रम 
सं0 


अभिदात्री व्यक्ति / कम्पनी | पेन ( यदि कोई अभिदाय की अभिदाय की टिप्पणियां | 
का नाम और पूरा पता हो ) और आय- | रकम ( रू0 ) रीति * 
कर वार्ड / सर्किल 

( चैक / मांगदेय 
ड्राफ्ट/ नकद) 


* चैक /मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में , उस बैंक या बैं की शाखा नाम जिसपर चैक / मांगदेय 
ड्राफ्ट लिखा गया है । 


. . . . 


- 


- . .- 


. - - .... ... 


- - - - - . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTII - Sec . 3(ii )]] 


- 


- 


7 . यदि अभिदायी एक कम्पनी है तो क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का. 1) की धारा 
239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है ( कम्पनी से अभिप्राप्त इस आशय के 
प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए) 


सत्यापन 


मैं , --------- ----------- ( स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री ------------- ---- ---- -- सत्यनिष्ठा 
से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्चास के अनुसार, इस प्ररूप में दी गई 
जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है । 


मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं , ऊपर नामित राजनैतिक दल की ओर से------ - -~-~~ - की 
अपनी हैसियत में इस प्ररूप को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं । 


( कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम ) 


तारीख : --- ---- -- 


स्थान :-------------------- - 


- 


- 


[ फा. सं. एच.- 11019 ( 9 )/ 1999 - विधायी - I/1 ] 
एन . एल. मीना, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


टिप्पण. - मूल नियम का. आ . 859 तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उनका अन्तिम संशोधन का. आ . 1232 तारीख 

24 अक्तूबर, 2003 द्वारा किया गया । 


.. . . 


। 


H 


asti 


. 


a । 


। । . MMIBH 


IN 


INDI 


। 


. I 


wil..। 


( HT 1 - 


0 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th November, 2003 


S.O . 1283(E ).- In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of 
the People Act , 1951 (43 of 1951), the Central Government , after consulting the Election 
Commission, makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules , 
1961 , namely : 


1. (1 ) These rules may be called the Conduct of Elections ( Third Amendment) Rules , 2003. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 . In the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules ), after Part 
VII, the following Part shall be inserted , namely: 


‘ PART VIIA 


Contributions report, equitable sharing of time on electronic media and material to be 

supplied to recognized political parties 


85A . Definitions.- In this part , unless the context otherwise requires, 


(a ) " cable television network ” and “ cable operator" have the meanings respectively assigned to 
them in clause (b ) of Explanation to section 39A ; 


(b ) " electronic media " has the meaning assigned to it in clause (a ) of Explanation to section 
39A ; 


(c ) “ political party has the meaning assigned to it in clause (t) of sub- section (1) of section 2; 


(d ) “ recognized political party " has the meaning assigned to it in the Election Symbols 
(Reservation and Allotment) Order , 1968. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ PARTI - SEC .3(1)] 


= 


85B . Form of contributions report.- The report for a financial year under sub- section (1 ) of 
section 29C shall be submitted in Form 24A by the treasurer of a political party or any other 
person authorised by the political party in this behalf , before the due date for furnishing a 
return of its income of that financial year under section 139 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961), to the Election Commission . 


85C . Allocation of equitable sharing of time on electronic media .- (1) The Election 
Commission shall , for the purposes of allocating equitable sharing of time on the cable 
television network and other electronic media under sub- section (1) of section 39A , categorise 
the cable television networks and electronic media into the two separate categories that is to 
say one category which is owned or controlled or financed wholly or substantially by funds 
provided to them by the Central Government and the other which is not owned or controlled or 
financed wholly or substantially by funds provided to them by the Central Government. 


-- 


--- 


- 


- 


- 


(2 ) For allocating equitable sharing of time on the cable television network and other electronic 
media owned or controlled or financed wholly or substantially by funds provided to them by 
the Central Government referred to in sub -rule (1), the Election Commission shall determine , 
in consultation with the Ministry of the Government of India dealing with the concerned 
subject, the maximum time period available on such cable television network and other 
electronic media and allocate such time period proportionately among the recognized political 
parties contesting the election on the basis of their past performances for the purposes of 
displaying or propagating any election matter or to address public in connection with the 
election under sub -section ( 1) of section 39A . 


(3 ) For the purposes of this rule, " past performance of a recognized political party " shall be 
calculated , 


- 


---- 


- 


(i) in relation to the election to fill a seat or seats in the House of the People , on the basis of 
the percentage of votes cast in the last preceding general election in favour of that 
recognized political party with reference to the total votes cast in that general election , to 
fill the seats in that House ; 


(ü ) in relation to the election to fill a seat or seats in the Legislative Assembly of a State 
( except the State of Jammu and Kashmir ), on the basis of the percentage of the votes cast in 
the last preceding general election in favour of that recognized political party with 
reference to the total votes cast in that general election , to fill the seats in that Assembly . 


85D . Supply of material by the Government.- The Central Government shall, at the time of 
any general election to be held for the purposes of constituting the House of the People or the 
Legislative Assembly of a State provide to the Election Commission such number of copies of 
electoral roll, as finally published under the Representation of the People Act, 1950 ( 43 of 


IK HIE 


[ T [I- Q s 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1950 ), as the Election Commission may require for supplying the same free of cost to the 
candidate of recognized political parties through such officers as may be specified by the 
Election Commission and such officer shall act in accordance with such general or special 
directions as may be issued by the Election Commission in this behalf. . 


3 . After Form 24 appended to the said rules , the following Form shall be inserted , namely : 


" FORM 24A 
( See rule 85B ) 


[ This Form should be filed with the Election Commission before the due date for furnishing a 
return of the political party s income of the concerned financial year under section 139 of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) and a certificate to this effect should be attached with the 
income- tax return to claim exemption under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).] 


1. 


Name of political party : 


Status of the political party : 
( recognised /unrecognised ) 


Address of the headquarters of the political party : 


4 . 


Date of registration of political party with Election Commission : 


Permanent Account Number (PAN ) and Income-tax Ward / Circle where return of the 
political party is filed : 


Details of the contributions received , in excess of rupees twenty thousand, during the 
Financial Year: 200 _ - 200 


Remarks 


Serial 
number 


Name and 
complete address 
of the contributing 
person / company 


PAN ( if Amount of Mode of 
any) and contri contribution 
Income bution * ( cheque/ demand 
(Rs. ) 

draft/ cash ) 
Ward 
Circle 


Tax 


* In case of payment by cheque/demand draft, indicate name of the bank and branch of the 

bank on which the cheque/ derand draft has been drawn. 


. 


-- . - 


. - . . - 


.... ...- -- - - 


--- - -- - - - 


- --- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTII -- SEC . 3( 1)] 


- 


- 


7 


In case the contributor is a company , whether the conditions laid down under section 
293A of the Companies Act , 1956 (1 of 1956 ) have been complied with (A copy of the 
certificate to this effect obtained from the company should be attached ). 


Verification 


( full name in Block letters), son /daughter of 

solemnly declare that to the best of my 
knowledge and belief, the information given in this form is correct, complete and truly stated . 
I further declare that I am verifying this form in my capacity as 
on behalf of the political party above named and I am also competent to do so . 


( Signature and name of the Treasurer /Authorised person) 


Date : 


Place : 


[ F. No. H- 11019(9)/1999- Leg. I/1] 

__ N. L. MEENA, Jt Secy . and Legislative Counsel 
Note. — The principalrules were notified vide S.O . 859,dated the 15th April, 1961 and last amended vide S .O . 1232 dated 

24th October , 2003 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2003 


का . आ. 1284 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43) की 
धारा 39क के स्पष्टीकरण के खण्ड (क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , ऐसे सभी 
प्रसारण मीडिया को, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रण में हैं या उसके द्वारा 
उनको उपलब्ध कराई गई निधियों से पूर्णतः या पर्याप्ततः वित्त पोषित हैं , उस धारा के प्रयोजनों के 
लिए इलैक्ट्रानिक मीडिया अधिसूचित करती है । 


[ फा . सं. एच.- 11019( 9 )/ 1999 -विधायी - II/2 ] 
एन . एल. मीना, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


Liminals . ... . . . . . .. . . . .suhai 


b hARAHMMM 


. . . . 


. 


. .. . 


. 


[ ATTI - US 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th November , 2003 


S.O . 1284 (E ). - In exercise of the powers conferred by clause (a ) of Explanation to 
Section 39A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central 
Government hereby notifies all such broadcasting media , which are owned or controlled 
or financed wholly or substantially by funds provided to them by the Central 
Government, to be electronic media for the purposes of that section . 


[F. No. H -11019(9 /1999-Leg. 121 
N . L . MEENA, Jt. Secy. and Legislative Counsel 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 1 10064 

and Publishod by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


